निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


संख्या 43 


2 कार्तिक 1940 ( श ० ) 
पटना , बुधवार, 

24 अक्तूबर 2018 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग-1 नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-2 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 
भाग -1- ख - मैट्रीकुलेशन, आई0 ए0, आई 0 एससीo , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी , 

लॉ भाग -1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस 0 , बी 0 एस 0ई 0 , डीप O- इन 
एड 0 , एम 0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग -5 -बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 

विधेयक । 
भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग-9 विज्ञापन 


भाग-2 बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 
निकाले 

गये 

विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


भाग -9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग -9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


3-3 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


4-5 


2 


बिहार गजट , 24 अक्तूबर 2018 


भाग-1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


परिवहन विभाग 


अधिसूचनाएं 

15 अक्तूबर 2018 
सं 0 05 / स्था 0 ( DTO ) -30/2013( खंड -1) / 6646 -- श्री वीरेन्द्र प्रसाद , जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद को 
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-11644, दिनांक 29.08.2018 द्वारा स्थानांतरित करते हुए अपर समाहर्ता, विभागीय 
जाँच, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया गया है , जिसके कारण जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद का पद रिक्त हो 
गया है । 

2. कार्यहित में इनके स्थान पर श्री शशि शेखरम् , जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा को अगले आदेश तक जिला 
परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विनय कुमार राय, उप - सचिव । 


3 अक्तूबर 2018 
सं0 05 / स्था ०( डी 0 टी 0 ओ0)-30/2013( खंड -1) 6358 / परिo- मो 0 जियाउल्लाह, जिला परिवहन पदाधिकारी , 
रोहतास ( अतिरिक्त प्रभार जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर ) समान्यतः कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रत्येक सप्ताह 
के सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को जिला परिवहन कार्यालय, रोहतास का एवं मंगलवार , गुरूवार एवं शनिवार को जिला 
परिवहन कार्यालय, बक्सर के कार्यो का निष्पादन करेंगे । 
2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनय कुमार राय, उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 31-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 24 अक्तूबर 2018 


3 


भाग - 9 - ख 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


सं0 1423 -- मैं मिन्टू कुमारी, उम्र 41 वर्ष, पुत्री स्व 0 रघुनाथ राम, पत्नी उमाशंकर राम , निवासी –भागवत नगर , 
भागवत मिलन मंदिर के नजदीक, रोड नंबर -2 वार्ड नं0-55 ( कुम्हरार) थाना - अगम कुआं, जिला - पटना शपथ पत्र 
संख्या-3602 दिनांक 07.06.2018 के द्वारा घोषित करना चाहती हूं कि अब मैं डॉ मिन्टू कुमारी के नाम से जानी एवं पहचानी 
जाउंगी । मिन्टू कुमारी और डॉ. मिन्टू कुमारी एक ही महिला का नाम है । 

मिन्टू कुमारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 31-571 + 10 - डी ० टी ० पी ० । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


4 


बिहार गजट , 24 अक्तूबर 2018 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सं 0 योजना बजट-09 / 2018-2777 / प ० व ० 


पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


संकल्प 


28 सितम्बर 2018 


कृषि के राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय बाँस मिशन को 14 वें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृति दी गयी 
है, जिसके तहत बाँस को वन उत्पाद की श्रेणी से हटाकर इसके परिवहन हेतु अनुज्ञा – पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया 
गया है । राज्य में पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बाँस के रोपण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बैम्बू 
कॉन्क्लेव का आयोजन कर विभिन्न हितधारकों, विशेषज्ञों, उद्यमियों तथा कृषकों द्वारा इसके उपयोग के विभिन्न 
आयामों / सम्भावनाओं एवं और अधिक लोकप्रिय तथा आम जनता के लिए उपयोगी बनाने हेतु अनेक सुझाव प्राप्त हुए । 

2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य में बाँस के रोपण, सम्पोषण तथा इससे बनने वाले 
उत्पादों के संवर्द्धन हेतु विभाग स्तर पर एक कार्य बल का गठन करते हुए उसे “बाँस नीति " का प्रारूपण का दायित्व सौंपा 
गया है । इसके साथ - साथ इस विभाग द्वारा राज्य में बड़ी संख्या में बाँस का वनरोपण किया जा रहा है तथा राज्य के 
विभिन्न संस्थानों में बाँस के प्लांट टिशू लैब, टिशू कल्चर लैब इत्यादि अधिष्ठापित कर बाँस के पौधे तैयार कर कृषकों द्वारा 
उक्त पौधों के रोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है । 

3. राष्ट्रीय स्तर पर बाँस के रोपण , संवर्द्धन एवं बाँस आधारित उद्योगों के विकास हेतु राष्ट्रीय बाँस मिशन का गठन 
किया गया है, जिसे अब तक कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर लागू करने का कार्यक्रम किया जा रहा है । 

चूँकि बाँस वनों के अन्तर्गत भी एक प्रमुख प्रजाति का पौधा है, जिसपर यथा वर्णित कंडिका-3 में विभिन्न प्रकार 
के राज्य स्तरीय बैम्बू मिशन का कार्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित है । अतएव राष्ट्रीय बाँस 
मिशन के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुगमता एवं सुलभता तथा प्रमुख प्रजाति के बाँस पौधो को वनों के बाहर रोपण एवं 
संबर्द्धन में सहायक होने के दृष्टिपथ में राष्ट्रीय बाँस मिशन के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु पर्यावरण , वन एवं जलवायु 
परिवर्तन विभाग को नोडल विभाग नामित करते हुए उक्त कार्यक्रम को राज्य स्तर पर केन्द्र से समन्वय स्थापित करने हेतु 
मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है 
राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति : 

(1) मुख्य सचिव, बिहार 
(2 ) सचिव / प्रधान सचिव, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 

बिहार , पटना 
(3 ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), बिहार, पटना 
(4) सचिव / प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना 
( 5 ) सचिव / प्रधान सचिव, उद्योग विभाग , बिहार, पटना 
( 6 ) सचिव / प्रधान सचिव , वित्त विभाग , बिहार, पटना 
(7) सचिव / प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , बिहार , पटना 

सदस्य 


: 


अध्यक्ष 
सदस्य 


सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


बिहार गजट , 24 अक्तूबर 2018 


5 


सदस्य 


(8 ) सचिव / प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग , बिहार, पटना 

सदस्य 
(9) सचिव / प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित 

सदस्य 
जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना 
(10 ) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 

सदस्य 
के द्वारा नामित प्रतिनिधि 
(11) डॉ . राजेन्द्र प्रसाद , केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर 

सदस्य 
के द्वारा नामित प्रतिनिधि 
(12) आई.सी.ए.आर., बिहार, पटना द्वारा नामित प्रतिनिधि 

सदस्य 
( 13) आई.सी.एफ.आर.ई. / एफ.आर.ई.सी., पटना द्वारा नामित प्रतिनिधि 

सदस्य 
(14 ) डॉ . ए.के. चौधरी , प्रिंसिपल इंवेस्टिगेटर , पी.टी.सी. लैब , 

टी.एन.बी. कॉलेज , भागलपुर 
(15) श्री कामेश सलम, संस्थापक - सह - कार्यकारी निदेशक , 

सदस्य 
दक्षिण एशिया बाँस संस्थान 
(16) राज्य मिशन निदेशक 

सदस्य सचिव 
5. इस समिति का कार्य एवं दायित्व : 
I. यह समिति राज्य के वार्षिक कार्य योजना को राष्ट्रीय बाँस मिशन के कार्यकारी पर्षद को भेजने 

के पूर्व उक्त वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित करेगी । 

II. यह समिति योजना के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होगी । 
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित 
किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रत्नेश झा , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 31-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


